सगढ़ शा 


p 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09/ 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2 - 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


रायपुर , सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2019 - माघ 8 , शक 1940 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 40 / 2017 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) की 
धारा 432 - क की उप - धारा (1 ) सहपठित पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 ( 1986 का सं . 29 ) के अधीन निर्मित ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (य च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे व्यक्ति, जो 
राज्य में नगरपालिक निगम की सीमा के भीतर कूड़ा फैलाते हैं या उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में 
असफल रहते हैं , पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना अभिप्राप्त करने हेतु राज्य सरकार , एतद्द्वारा, 
निम्नलिखित आदर्श उप - विधियां बनाती है , अर्थात् : 


उप - विधि 


संक्षिप्त नाम , प्रयोज्यता तथा प्रारंभ . - (1 ) ये उप -विधियां ( नगर का नाम........ ....) नगरपालिक निगम 
(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ) उप - विधियां , 2018 कहलाएंगी । 
( 2 ) ये उप - विधियां, नगरपालिक निगम के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों तक 

विस्तारित होंगी । 
( 3) ये उप - विधियां छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 432 - क की उप - धारा ( 2 ) 

या धारा 432 - क की उप - धारा (3 ) के अधीन नगरपालिक निगम द्वारा इनके अंगीकृत किये जाने की 
तारीख से प्रवृत्त होंगी । 


परिभाषायें . - (1 ) इन उप - विधियों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) “ अधिनियम " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क. 23 सन् 

1956 ) तथा इसके अधीन बनाये गये नियम , समय - समय पर यथा संशोधित ; 
" अधिनियम, 1986 " से अभिप्रेत है पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का सं . 29), 
समय - समय पर यथा संशोधित; । 
अपराधी " से अभिप्रेत है अपशिष्ट का कोई भी उत्पन्नकर्ता, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट 
के पृथक्करण तथा हथालन से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के 
उल्लंघन में कार्य करता है ; 


53 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2019 


. 


. . 


. 


... 


. 


“नियम 2016 " से अभिप्रेत है पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का सं. 29) की 

धारा 3, 6 तथा 25 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016; 
( ङ ) “ अनुसूची से अभिप्रेत है इन उप - विधियों से संलग्न अनुसूची ; 
( च ) “एसडब्ल्यूएम ठेकेदार " से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या संस्था , जिसे निगम या उसके किसी 

भाग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई कार्य तत्समय सौंपा गया हो । 
शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं , के वही अर्थ होंगे , जो कि ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क . 23 सन् 1956 ) 
एवं पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का सं . 29) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है । 


( 2) 


जुर्माने का उद्ग्रहण - (1 ) कोई भी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के 
नियम 4 के अधीन उस पर न्यस्त कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, इन उप - विधियों के अधीन 
जुर्माने के भुगतान के लिए दायी होगा । 
( 2 ) जुर्माने की मात्रा का अधिरोपण , अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अनुसार किया जायेगा । 


जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी. - आयुक्त , इन उप - विधियों के अधीन जुर्माना अधिरोपित 
करने तथा वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा तथा जुर्माना, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो स्वच्छता निरीक्षक की 
श्रेणी से निम्न का न हो , संग्रहित किया जायेगा । 
अपराधियों की पहचान करने की रीति तथा जुर्माना का अधिरोपण - (1 ) इन उप - विधियों के अधीन 
जुर्माना, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के नियम 4 के प्रावधानों का निम्नलिखित 
किसी भी रीति में उल्लंघन करता है, पर स्थल पर ही अधिरोपित और संग्रहित किया जायेगा, अर्थात् : 

सामान्य दौरा के समय उड़न दस्ता द्वारा किसी को रंगे हाथों पकड़ा जाना ; 
जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, किसी 
सीसीटीव्ही द्वारा अथवा अन्य किसी कैमरा द्वारा कैद तस्वीर से ; 
एसडब्ल्यूएम ठेकेदार की लिखित रिपोर्ट पर, जो ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित हो , जो जुर्माना 
अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके ; 
जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक जांच के पश्चात् किसी भी अन्य 

स्त्रोत से प्राप्त अन्य रिपोर्ट के आधार पर ; 
जुर्माने के अधिरोपण तथा संग्रहण पर, प्राधिकारी द्वारा प्ररूप - 1 में मांग पत्र - सह - रसीद , स्थल पर 
ही अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को जारी किया जायेगा । 


भुगतान न किये गये जुर्माने की वसूली. - वसूली के किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 
इन उप - विधियों के अधीन जुर्माना, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो जुर्माने के पांच गुना शास्ति सहित , 
अधिनियम के अधीन निगम की मांगों के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा । 


अपील. - (1 ) कोई भी व्यक्ति, जो इन उप - विधियों के अधीन जुर्माने के किसी अधिरोपण से व्यथित हो , 

सल के समक्ष जुर्माने के भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, जुर्माने के भुगतान से 
संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए, अपील आवेदन के साथ अपील कर सकेगा । 
( 2) इस उप -विधि के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मेयर - इन - काउंसिल, दोनों पक्षों की सुनवाई करने 

के पश्चात् , ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे । 


निरसन एवं व्यावृत्ति. - अधिसूचना क . एफ 5 - 4 / 18 / 2011, दिनांक 1 अप्रैल , 2011 द्वारा राजपत्र में 
अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम ठोस अपशिष्ट ( प्रबंधन और हथालन ) उप - विधियां, 2010 , इन 
उप - विधियों से असंगतता की सीमा तक एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं । 

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित उप - विधियों के प्रावधानों के अधीन पारित कोई आदेश या की गई 
कार्यवाही, इन नियमों के अंतर्गत पारित आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी । 


आयुक्त, 
( नगर का नाम.. 

नगरपालिक निगम , 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जनवरी 2019 


54 ( 1 ) 


अनुसूची 


अपराध 


स . क्र . 
( अपराध 
कोड क .) 


जुर्माना ( रू . में ) 
प्रथम अपराध के 


जुर्माना ( रू. में ) 
पश्चातवर्ती तथा / या 
पुनरावर्ती अपराध के लिये 


लिये 


( 1 ) 


( 3) 


रू . 100. 00 


रू . 200. 00 


( 2 ) 


रू . 100 .00 


रू . 200.00 


( 3 ) 


उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को दो अलग 
शाखाओं में पृथक्कृत अर्थात् गीला अपशिष्ट ( जैव 
निम्नीकरण योग्य ) और सूखा अपशिष्ट ( गैर जैव 
नम्नीकरणयोग्य ) दो अलग - अलग डिब्बों में पृथक्कृत 
करने एवं रखने में विफलता । 
प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों , 
स्वास्थ्यकर पैड आदि उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड 
स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में सुरक्षित रूप 
से रैपिंग करने ( लपेटने ) या उपयुक्त कोई रैपिंग 
( लपेटन) सामग्री में तथा शुष्क अपशिष्ट या गैर जैव 
निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए तात्पर्यित डिब्बे में उसे 
डालने में विफलता । 
अपने परिसर से उत्पन्न उद्यानिकी अपशिष्ट और उद्यान 
अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से रखने 
और समय - समय पर नगरीय निकाय के निर्देशानुसार 
इसका निपटारा करने में विफलता । 
अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को गली, खुले | 
सार्वजनिक स्थानों, अपने बाहरी परिसर या नाली या 
जल निकायों में फेंकना या जलाना या गाड़ना । 

परंतु यदि ठोस अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी भी यदि 
चाहे तो वह नगरीय निकाय , संस्था , कंशेसिनायर, 
ठेकेदार या अन्य किसी भी के द्वारा संग्रहित अपशिष्ट 
को जलाये जाने पर 
( क ) अधिक मात्रा ( ट्रेचिंग ग्राउंड में ) 


रू . 500 . 00 


रू . 750 . 00 


रू . 500 . 00 


रू . 750 . 00 


रू . 25, 000. 00 


रू . 50, 000. 00 


रू . 5000. 00 


रू . 10, 000 . 00 


रू . 2000. 00 


रू . 3000 . 00 


रू . 500. 00 


रू . 750 . 00 


( ख ) किसी अन्य खुले स्थान में , उपरोक्त ( क ) में | 
उल्लिखित मात्रा के अतिरिक्त अल्प मात्रा 
अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस में निगम 
को सूचित किये बिना, किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर 
एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या 
समारोह आयोजित करना । 
ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन के आयोजक द्वारा, स्त्रोत 
पर अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा 
पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहण या एजेंसी को सौंपने में 
विफलता । 
स्ट्रीट वेंडर द्वारा अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न 
अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, निपटारे योग्य प्लेटों, 
कपो, डिब्बों, रैपरों , नारियल के छिलकों, शेष बचा 
भोजन , सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्रों में 
रखने में विफलता और / या ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय 
निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या 
पात्र या वाहन में डालने में विफलता । 


रू . 200. 00 


रू . 400 . 00 


54 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जनवरी 2019 


- 


रू . 3000. 00 


रू . 4500 . 00 


रू . 20,000 .00 


( 3 ) 


रू . 30, 000.00 


आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा अपशिष्ट को 
स्त्रोत पर उत्पन्नकर्ता द्वारा पृथक करने , पृथक किये 
गये अपशिष्ट को अलग - अलग पात्रों में संग्रहण को 
सुविधापूर्ण बनाने तथा पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को 
प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहक एजेंसी अथवा पुनर्चक्रकों 
को प्रदान करने को सुनिश्चित करने में विफलता । 
5, 000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे 
समुदायों और संस्थानों द्वारा उत्पन्नकर्ताओं द्वारा 
अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक्कृत करने या पृथक्करण 
किये गये अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहण करने में 
विफलता । 
होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पृथक्कृत अपशिष्ट को | 
अलग पात्रों में संग्रहित करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 
नियम , 2016 में विहित अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर 
पृथक्करण सुनिश्चित करने में विफलता । 
खुले में शौच करना 


( 10) 


रू. 2,000. 00 


रू . 3,000 . 00 


(11 ) 


रू . 50 . 00 


रू . 100. 00 


( 12 ) 


| 


खुले स्थानों पर पेशाब करना 


रू . 20. 00 


रू . 50. 00 


प्ररूप - 1 
[ उप - विधि 5(2) देखिये 


( नगर का नाम...................) नगरपालिक निगम 


मांग पत्र - सह - रसीद 


क . 


स्थान. 


... ..... .... . 


दिनांक.............. 
श्री / श्रीमती / कु. .... 

.................... को 
( नगर का नाम. ...........) नगरपालिक निगम (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ) उप - विधियां, 2018 की धारा 5 के अनुसार दोषी 
पाया गया है । 
अतएव , उक्त उप - विधि की अनुसूची के अनुसरण में, अपराध कोड क्र .............. के लिये जुर्माने के रूप में राशि रूपये 

की मांग की गई तथा प्राप्त की गई । 


रूपये 


अपराधी / अपशिष्ट 
उत्पन्नकर्ता के हस्ताक्षर 


जुर्माने की राशि प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर 


आयुक्त के हस्ताक्षर एवं सील ( जुर्माना 
अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव . 


ESTATE 16431 , Ferid 28 FH 


2019 


54 ( 3 ) 


370 


, fatich 18 


a 


2019 


bHÍh g5 5 – 40 / 2017 / 18. – HTKG 6 full h 3. 80G 348 % QUE (3) + 3/ ( HUI Ý SH 
ID 31TH THIch 34 5 – 40 / 2017 / 18 fenich 18 - 01 - 2019 h 3101 3750 pound to fach 
से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

37 . Fat, 34 – . 


Atal Nagar , the 18th January 2019 


NOTIFICATION 


NO . F 5 - 40 /2017 / 18 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 432 - A of the 
Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 , (No .23 of 1956 ) read with clause (zf) of rule 15 of the Solid 
Waste Management Rules, 2016 framed under the Environment (Protection ) Act, 1986 (No.29 of 1986 ), to 
impose fines on persons who litter garbage within the limits of the Municipal Corporations in the State or who 
fail to comply with the provisions of the said rules, and to receive fines on the spot, the State Government, 
hereby,makes the following Model bye - laws, namely : 


MODEL BYE -LAWS 


( 3 ) 


Short title, extent and commencement. - (1 ) These bye- laws shall be called (Name of the 
City ... ...... ..) Municipal Corporation (Solid Waste Management) Bye -laws, 2018. 
(2 ) 

These bye -laws shall extend to the urban areas under the administrative jurisdiction of the 
Municipal Corporations . 
These bye -laws shall come into force from the date of their adoption by the Municipal 
Corporations under sub - section (2 ) of Section 432 - A or sub -section (3 ) of Section 432 - A of 

the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 . 
Definitions. — (1) In these bye -laws, unless the context otherwise requires, 

“ Act” means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956 ) and 
the rules framed there under , as amended from time to time; 
“ Act, 1986 ” means the Environment (Protection ) Act , 1986 (No.29 of 1986 ), as 
amended from time to time; 
“ Offender” means any generator of waste , who acts in contravention of the 
provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 , with regard to the 
segregation and handling ofmunicipal solid waste; 
“ Rules, 2016 ” means the Solid Waste Management Rules , 2016 framed under 
Section 3, 6 and 25 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 (No.29 of 1986 ); 
“ Schedule ” means Schedule appended to these bye-laws ; 
“ SWM Contractor” means any person or firm who has been assigned , for the time 

being , the task of solid waste management in the Corporation or a part thereof. 
Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned 
to them in the Solid Waste Management Rules, 2016 , the Chhattisgarh Municipal Corporation 
Act, 1956 (No .23 of 1956 ) and the Environment (Protection ) Act, 1986 (No. 29 of 1986 ), 
respectively . 


(e ) 


(2 ) 


3 . 


Levy of fine. - (1 ) Any waste generator, who fails to comply with the duties entrusted upon him 
under rule 4 of the Solid Waste Management Rules, 2016 , shall be liable to pay fine under these bye 
laws. 

The quantum of fine shall be imposed in accordance with the offences mentioned in the 
Schedule . 


( 2 ) 


54 ( 4 ) 


ESTNPT 3761427 , farlic 28 Hai 2019 


4 . 


Competent Authority to impose fine. - The Commissioner shall be the Competent Authority to 
impose and recover fines under these bye - laws and the fine shall be collected by an officer not below 
the rank of a Sanitation Inspector. 


(a ) 
(b ) 


Manner of identifying offenders and imposition of fine. - - ( 1) The fine under these bye - laws shall 
be imposed and collected on the spot from the waste generator, who contravenes the provisions of rule 
4 of Solid Waste Management Rules, 2016 in any of the following manners, namely : 

caught red handed by a flying squad in the course of routine beat ; 
by a picture captured by a CCTV or other camera, subject to satisfaction of the 

Authority empowered to impose fine ; 
(c ) on written report of a SWM contractor, supported by evidence to the satisfaction of 

the Authority empowered to impose fine; 
(d ) on any other report from any other source, after due investigation by the Authority 

empowered to impose fine. 
(2 ) On imposition and collection of fine, a Demand Note -cum -Receipt in Form - 1 shall be issued 

to the waste generator by the Authority on the spot. 


6 . 


Recovery of fine not paid . — -Without prejudice to any other means of recovery , a fine under these bye 
laws if not paid shall be recovered along with penalty computed at five times of the fine , as arrears of 
Corporation s claims under the Act. 


Appeal. - ( 1) Any person , aggrieved by any imposition of fine under these bye -lawsmay appeal 
before the Mayor -in -Council within fifteen days of payment of fine, by attaching a copy of the receipt 
relating to the fine paid with the appeal application . 
(2 ) On receipt of an application under this bye- law , the Mayor- in - Council shall, after hearing both 

parties, pass such order as he may deem fit . 


Repeal and Savings. — The Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) Bye 
Laws 2010 notified in the Official Gazette vide Notification No. F 5 -4 / 18 / 2011 , dated April 1" , 2011, 
to the extent it is inconsistent with these bye - laws is hereby repealed : 

Provided that any order passed or action taken under the provisions of the bye - laws so 
repealed , shall be deemed to have been passed or taken under these rules. 


COMMISSIONER , 
(Name of the City 
Municipal Corporation , 


SCHEDULE 


Offence 


Sl. No 
(Offence 
Code No ) 


Fine (in Rs ) for 

first offence 


Fine ( in Rs ) for 
subsequent and /or 
recurring offence 

(4 ) 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 
Rs. 100 


( 1 ) 


Rs. 200 


Failure to segregate and store the waste generated 
by them in two separate streams namely wet waste 
(bio - degradable ) and dry waste (non 
biodegradable) in two separate bins. 
Failure to wrap securely the used sanitary waste 
like diapers, sanitary pads , etc. in the pouches 
provided by the manufacturers or brand owners of 
these products or in a suitable wrapping material 
and to place the same in the bin meant for dry 
waste or non -bio -degradable waste . 


Rs. 100 


Rs. 200 


BARU 


TG42 , faalich 28 HAART 2019 


54 (5 ) 


Rs. 500 


Rs. 750 


Rs. 500 


Rs. 750 


Failure to store horticulture waste and garden 
waste generated from his premises separately in 
his own premises and dispose of as per the 
directions of the local body from time to time. 
Throwing or burning or burying the solid waste 
generated by him , on streets, open public spaces 
outside his premises or in the drain or water 
bodies : 

Provided , if solid waste collecting agency, 
even if it is an Urban Body , Association , 
Concessionaire , Contractor or anyone else , burn 
the collected waste 


( a ) Excess Amount (In trenching ground ) 


Rs. 25 , 000 


Rs. 50 ,000 


(b ) In any other open space, small Amount in 
addition to amountmentioned in (a ) above . 


Rs. 5 ,000 


Rs. 10 ,000 


Rs. 3 ,000 


Organizing an event or gathering ofmore than one Rs. 2,000 
hundred persons at any unlicensed place without 
intimating the Corporation at least three working 
days in advance . 


Rs. 750 


Failure of such person or the organiser of such | Rs. 500 
event, as specified above , to ensure segregation of 
waste at source and handing over of segregated 
waste to waste collector or agency as specified by 
the local body . 


Rs. 400 


Rs. 4500 


Failure of street vendor to keep suitable containers Rs. 200 
for storage of waste generated during the course 
of his activity such as food waste , disposable 
plates , cups , cans , wrappers, coconut shells , 
leftover food , vegetables , fruits, etc ., and / or 
failure to deposit such waste at waste storage 
depot or container or vehicle as notified by the 
local body . 
Failure of resident welfare and market Rs. 3000 
associations to ensure segregation of waste at 
source by the generators, facilitate collection of 
segregated waste in separate streams and facilitate 
in providing recyclable waste to authorized 
collecting agency/recyclers 
Failure of gated communities and institutions with Rs. 20 ,000 
more than 5 ,000 sqm . area to ensure segregation 
of waste at source by the generators, to facilitate 
collection of segregated waste in separate streams. 


Rs. 30 ,000 


( 10 ) 


Rs. 2000 


Rs. 3000 


Failure of hotels and restaurants to ensure 
segregation of waste at source as prescribed in the 
Solid Waste Management Rules, 2016 , facilitate 
collection of segregated waste in separate streams. 
Open Defecation 
Urination in Open spaces 


(11) 


Rs. 50 


Rs. 100 


(12 ) 


Rs. 20 


Rs. 50 


54 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2019 


FORM 1 
[See Bye- law 5 ( 2 ) ] 


( Name of the City _ 


) ,MUNICIPAL CORPORATION 


Demand Note- cum -Receipt 


No . 

Place. .. ... ...... .., dated. ... . .... . 
Shri/Smt./ Ku. 

has been , as per Section 5 of the (Name of the City ) 
Municipal Corporation ( Solid Waste Management ) Bye-laws, 2018, found guilty. 
Therefore , in furtherance of the Schedule of the said bye- laws, a sum of Rupees 

only , as 
fine for offence code No. 

has been demanded and received . 


Rs. _ 


Signature of the 
Offender /Waste Generator 


Signature of person 
receiving fine 


Signature and Seal of 
Commissioner (Authority 
imposing Fine ) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R. EKKA, Deputy Secretary . 


अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 40 / 2017 / 18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 
359 सहपठित पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29 ) के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 
2016 के नियम 15 के खण्ड ( य च ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे व्यक्ति , जो राज्य में नगरपालिका 
और नगर पंचायत की सीमा के भीतर कूड़ा फैलाते हैं या उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहते 
हैं , पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना अभिप्राप्त करने हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित 
आदर्श उप - विधियां बनाती है , अर्थात् : 

उप - विधि 


संक्षिप्त नाम , प्रयोज्यता तथा प्रारंभ . - (1 ) ये उप -विधियां ( नगर का नाम..... . ..) नगरपालिका 
परिषद् / नगर पंचायत ( ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ) उप - विधियां, 2018 कहलाएंगी । 
( 2 ) ये उप - विधियां, नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले 

शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित होगी । 
ये उप -विधियां छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 359 की उप - धारा ( 2) अथवा धारा 
359 की उप - धारा (3 ) के अधीन नगरपालिका / नगर पंचायत द्वारा इनके अंगीकृत किये जाने की 
तारीख से प्रवृत्त होंगी । 


० 


परिभाषायें . - (1 ) इन उप – विधियों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) " अधिनियम " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) 

तथा इसके अधीन बनाये गये नियम, समय - समय पर यथा संशोधित; 
" अधिनियम, 1986 " से अभिप्रेत है पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29 ), 
समय - समय पर यथा संशोधित ; 
" अपराधी ” से अभिप्रेत है अपशिष्ट का कोई भी उत्पन्नकर्ता, जो नगर पालिका ठोस 
अपशिष्ट के पृथक्करण तथा हथालन से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016 के 
प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है , 
"नियम 2016 " से अभिप्रेत है पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29 ) की 
धारा 3, 6 तथा 25 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ; 


PE 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जनवरी 2019 


54 ( 7 ) 


( ङ) “ अनुसूची से अभिप्रेत है इन उप - विधियों से संलग्न अनुसूची ; 

" एसडब्ल्यूएम ठेकेदार " से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या संस्था , जिसे नगरपालिका 
परिषद् / नगर पंचायत या उसके किसी भाग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई कार्य 

तत्समय सौंपा गया हो । 
शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं हैं , के वही अर्थ होंगे, जो कि ठोस 
अपशिष्ट प्रबंधन नियम , 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क . 37 सन् 1961 ) एवं 
पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का सं. 29 ) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है । 


जुर्माने का उद्ग्रहण – (1) कोई भी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के 
नियम 4 के अधीन उस पर न्यस्त कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, इन उप - विधियों के अधीन 
जुर्माने के भुगतान के लिए दायी होगा । 
( 2 ) जुर्माने की मात्रा का अधिरोपण, अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अनुसार किया जायेगा । 


8. 


जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी. - मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इन उप - विधियों के अधीन 
जुर्माना अधिरोपित करने तथा वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा जुर्माना, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो सहायक 
राजस्व निरीक्षक / सहायक ग्रेड - तीन की श्रेणी से निम्न का न हो , संग्रहित किया जायेगा । 


अपराधियों की पहचान करने की रीति तथा जुर्माना का अधिरोपण - (1 ) इन उप - विधियों के अधीन 
जुर्माना, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के प्रावधानों का निम्नलिखित 
किसी भी रीति में उल्लंघन करता है, पर स्थल पर ही अधिरोपित और संग्रहित किया जायेगा, अर्थात् : 

सामान्य दौरा के समय उड़न दस्ता द्वारा किसी को रंगे हाथों पकड़ा जाना; 
( ख ) जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, किसी 

सीसीटीव्ही द्वारा अथवा अन्य किसी कैमरा द्वारा कैद तस्वीर से ; 
एसडब्ल्यूएम ठेकेदार की लिखित रिपोर्ट पर, जो ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित हो , जो जुर्माना 
अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके; 
जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक जांच के पश्चात् किसी भी अन्य 

स्त्रोत से प्राप्त अन्य रिपोर्ट के आधार पर; 
जुर्माने के अधिरोपण तथा संग्रहण पर, प्राधिकारी द्वारा प्ररूप - 1 में मांग पत्र - सह - रसीद, स्थल पर 
ही अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को जारी किया जायेगा । 


10 . 


भुगतान न किये गये जुर्माने की वसूली. - वसूली के किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 
इन उप - विधियों के अधीन जुर्माना, यदि भुगतान नहीं किया जाता है , तो जुर्माने के पांच गुना शास्ति सहित , 
अधिनियम के अधीन नगरपालिका / नगर पंचायत की मांगों की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा । 


अपील. - (1 ) कोई भी व्यक्ति , जो इन उप - विधियों के अधीन जुर्माने के किसी अधिरोपण से व्यथित हो , 
प्रेसीडेंट - इन - काउंसिल के समक्ष जुर्माने के भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, जुर्माने के भुगतान से 
संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए , अपील आवेदन के साथ अपील कर सकेगा । 
( 2 ) इस उप - विधि के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रेसीडेंट - इन - काउंसिल , दोनों पक्षों की सुनवाई 

करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे । 


मुख्य नगर पालिका अधिकारी, 
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत , 


54 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2019 


अनुसूची 


स . क्र . 


अपराध 


जुर्माना ( रू . में ) प्रथम अपराध 

के लिये 


जुर्माना ( रू . में ) पश्चातवर्ती 
तथा / या पुनरावर्ती अपराध के 

लिये 


नगर पालिका | नगर पंचायत नगर पालिका | नगर पंचायत 


परिषद् 


___ परिषद् 


( 1 ) 


( 2 ) 


रू . 50 


रू . 30 


रू . 100 


रू . 50 


रू . 50 


रू . 30 


रू . 100 


रू . 50 


( 3 ) 


उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को दो 
अलग शाखाओं में पृथक्कृत अर्थात् गीला अपशिष्ट 
( जैव - निम्नीकरण योग्य ) और सूखा अपशिष्ट ( गैर 
जैव नम्नीकरण योग्य ) दो अलग - अलग डिब्बों में 
पृथक्कृत करने एवं रखने में विफलता । 
प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे 
डायपरों, स्वास्थ्यकर पैड आदि उत्पादों के 
निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई 
गई थैली में सुरक्षित रूप से रैपिंग करने 
( लपेटने ) या उपयुक्त कोई रैपिंग ( लपेटन ) सामग्री 
में तथा शुष्क अपशिष्ट या गैर जैव निम्नीकरण 
अपशिष्ट के लिए तात्पर्यित डिब्बे में उसे डालने में 
विफलता । 
अपने परिसर से उत्पन्न उद्यानिकी अपशिष्ट और 
उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक 
रूप से रखने और समय - समय पर नगरीय 
निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटारा करने में 
विफलता । 
अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को गली, खुले 
सार्वजनिक स्थानों, अपने बाहरी परिसर या नाली 
या जल निकायों में फेंकना या जलाना या 
गाड़ना । 

परंतु यदि ठोस अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी भी 
यदि चाहे तो वह नगरीय निकाय , संस्था , 
कंशेसिनायर, ठेकेदार या अन्य किसी भी के द्वारा 
संग्रहित अपशिष्ट को जलाये जाने पर 
( क ) अधिक मात्रा ( ट्रेचिंग ग्राउंड में ) 


रू . 300 


रू . 200 


रू . 500 


रू . 300 


रू . 300 


रू . 200 


रू . 500 


रू . 300 


रू . 10 , 000 


रू . 5,000 


रू . 20 ,000 


रू . 10, 000 


रू. 5,000 


रू . 2,500 


रू . 10 , 000 


रू . 5,000 


रू. 1000 


रू . 750 


रू. 1500 


रू . 1000 


( ख ) किसी अन्य खुले स्थान में , उपरोक्त ( क ) के 
अतिरिक्त अल्प मात्रा 
अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस में | 
नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत को सूचित 
किये बिना किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर एक सौ 
व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या 
समारोह आयोजित करना । 


( 6 ) 


रू . 3000 


रू . 2, 000 


रू . 4, 500 


रू . 3000 


ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन के आयोजक द्वारा , | 
स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिश्चित करने 
तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा 
यथा विनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहण या एजेंसी को 
सौंपने में विफलता । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 जनवरी 2019 


54 ( 9 ) 


रू . 150 


रू . 100 


रू . 225 


रू . 150 


स्ट्रीट वेंडर द्वारा अपने कार्यकलाप के दौरान 
उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, निपटारे 
योग्य प्लेटों, कपो, डिब्बों, रैपरों, नारियल के 
छिलकों, शेष बचा भोजन, सब्जियों, फलों आदि के 
लिए उपयुक्त पात्रों में रखने में विफलता और / या 
ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा 
अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या 
वाहन में डालने में विफलता । 


रू . 2000 


रू . 1000 


रू . 3000 


रू. 1500 


रू . 10, 000 


रू . 7,000 


रू . 15,000 


रू . 10, 000 


| आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा अपशिष्ट | 

को स्त्रोत पर उत्पन्नकर्ता द्वारा पृथक करने , 
पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग - अलग पात्रों 
में संग्रहण को सुविधापूर्ण बनाने तथा पुनर्चक्रणीय 
अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहक एजेंसी 
अथवा पुनर्चक्रकों को प्रदान करने को सुनिश्चित 
करने में विफलता । 
5, 000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी 
गेट लगे समुदायों और संस्थानों द्वारा 
उत्पन्नकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही 
पृथक्कृत करने या पृथक्करण किये गये अपशिष्ट 

को अलग पात्रों में संग्रहण करने में विफलता । 
(10) होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पृथक्कृत अपशिष्ट को 

अलग पात्रों में संग्रहित करने हेतु ठोस अपशिष्ट 
प्रबंधन नियम, 2016 में विहित अनुसार अपशिष्ट 
का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करने में 

विफलता । 
(11 ) | खुले में शौच करना 
(12) | खुले स्थानों पर पेशाब करना 


रू . 1000 


रू . 750 


रू . 1500 


रू . 1000 


रू . 50 


रू . 30 


रू . 80 


रू . 50 


रू . 20 


रू . 10 


रू . 50 


रू . 30 


प्ररूप - 1 
[ उप - विधि 5(2) देखिये 


( नगर का नाम.............), नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत 


मांग पत्र - सह - रसीद 


क . 

स्थान ... 

दिनांक.. 
श्री / श्रीमती / कु . 

................ को 
( नगर का नाम..............) नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ) उप - विधियां, 2018 की धारा 5 
के अनुसार दोषी पाया गया है । 
अतएव, उक्त उप - विधि के अनुसूची के अनुसरण में , अपराध कोड क्र ............... के लिये जुर्माने के रूप में राशि रूपये 

.... की मांग की गई तथा प्राप्त की गई । 


रूपये 


अपराधी / अपशिष्ट 
उत्पन्नकर्ता के हस्ताक्षर 


जुर्माने की राशि प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर 


मु .न. पा. अधि . के हस्ताक्षर एवं 
सील (जुर्माना अधिरोपित करने 
वाले प्राधिकारी) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का, उप - सचिव . 


54 ( 10 ) 


UNTUTE TH43 , facich 28 HART 2019 


3103 Tre , farlich 18 THT 2019 


shhich 4 5 – 40 / 2017 / 18 . --- - Hra vidan - 375170C 348 A equs (3) M 37 
Fahr 5 BTTTH SoHich 34 5 - 40 / 2017 / 18, ferich 18 - 01 - 2019 CAT 310 3770g Puyuld 
से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


PUT À 5H 

UTETTE 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

31T *. 570T, BY — fod. 


Atal Nagar , the 18th January 2019 


NOTIFICATION 


No . F 5 -40 /2017 / 18 . – In exercise of the powers conferred by Section 359 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act , 1961, (No. 37 of 1961) read with clause ( zf) of rule 15 of the Solid Waste Management 
Rules, 2016 framed under the Environment ( Protection ) Act, 1986 (No. 29 of 1986 ), to impose fines on persons 
who litter garbage within the limits of the Municipalities and Nagar Panchayats in the State or who fail to 
comply with the provisions of the said rules , and to receive fines on the spot, the State Government, hereby , 
makes the following Model bye-laws, namely : 


MODEL BYE -LAWS 


Short title, application and commencement. - ( 1) These bye - laws shall be called (Name of the 
City ...... .........) Municipal Council/Nagar Panchayat (Solid Waste Management) Bye- laws, 2018 . 
(2 ) These bye -laws shall extend to the urban areas under the administrative jurisdiction of the 

Municipal Council /Nagar Panchayat . 
(3 ) These bye- laws shall come into force from the date of their adoption by the Municipal 

Councils /Nagar Panchyat under sub -section (2 ) of Section 359 or sub - section ( 3 ) of Section 
359 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961. 


2 . 


(a) 


Definitions. — (1) In these bye - laws, unless the context otherwise requires — 

“ Act” means the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the 
rules framed there under , as amended from time to time; 
“ Act , 1986 ” means the Environment (Protection ) Act , 1986 (No.29 of 1986 ), as 
amended from time to time; 
“ Offender” means any generator of waste , who acts in contravention of the 
provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 with regard to the 
segregation and handling of municipal solid waste ; 
“ Rules, 2016 ” means the Solid Waste Management Rules, 2016 framed under 
Section 3 , 6 and 25 of the Environment ( Protection ) Act, 1986 (No .29 of 1986 ); 
“ Schedule” means Schedule appended to these bye - laws ; 
“ SWM Contractor ” means any person or firm who has been assigned , for the time 
being , the task of solid waste management in the Municipal Council/Nagar Panchayat 

or a part thereof. 
(2 ) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned 

to them in the Solid Waste Management Rules, 2016 , the Chhattisgarh Municipalities Act, 
1961 (No. 37 of 1961) and the Environment (Protection ) Act, 1986 (No.29 of 1986 ), 
respectively . 


ESTATE 276743 ,Frich 28 HC 2019 


54 ( 11) 


Levy of fine. - ( 1) Any waste generator, who fails to comply with the duties entrusted upon 
him under rule 4 of the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be liable to pay fine under these 
bye - laws. 
(2 ) The quantum of fine shall be imposed in accordance with the offences mentioned in the 

Schedule . 


Competent Authority to impose fine. - The Chief Municipal Officer shall be the Competent 
Authority to impose and recover fines under these bye -laws and the fine shall be collected by an 
officer not below the rank of Assistant Revenue Inspector/Assistant Grade - III. 


(a ) 


Manner of identifying offenders and imposition of fine. ( 1 ) The fine under these bye - laws 
shall be imposed and collected on the spot from the waste generator, who contravenes the provisions of 
rule 4 of Solid Waste Management Rules, 2016 in any of the followingmanners, namely : 

caught red handed by a flying squad in the course of routine beat; 
(b ) by a picture captured by a CCTV or other camera, subject to satisfaction of the 

Authority empowered to impose fine; 
(c) on written report of a SWM contractor, supported by evidence to the satisfaction of 

the Authority empowered to impose fine ; 
on any other report from any other source , after due investigation by the Authority 

empowered to impose fine. 
(2 ) On imposition and collection of fine a Demand Note -cum -Receipt in Form -1 shall be issued to 

the waste generator by the Authority on the spot. 


Recovery of fine not paid . — Without prejudice to any other means of recovery , a fine under these 
bye -laws if not paid shall be recovered along with penalty computed at five times of the fine , as arrears 
of Municipality s/Nagar Panchayat s claims under the Act. 


Appeal. - ( 1) Any person , aggrieved by any imposition of fine under these bye-laws may appeal 
before the President-in - Council within fifteen days of payment of fine, by attaching a copy of the 
receipt relating to the fine paid with the appeal application . 
(2 ) On receipt of an application under this bye-law , the President- in - Council shall, after hearing 

both parties, pass such order as he may deems fit . 


ChiefMunicipal Officer 
Municipal Council/Nagar Panchayat, 


SCHEDULE 


Offence 


S . No . 
(Offence 
Code No ) 


Fine ( in Rs ) for first 

offence 


Fine ( in Rs) for subsequent 
and /or recurring offence 


Municipal 
Council 


Nagar 
Panchayat 


Municipal 
Council 


Nagar 
Panchayat 


( 1 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


Rs. 50 


Rs. 30 


Rs. 100 


Rs. 50 


Failure to segregate and store the 
waste generated by them in two 
separate streams namely wet 
waste (bio -degradable ) and dry 
waste (non biodegradable ) in two 
separate bins. 


54 ( 12 ) 


SOPHIE T61421, farlic 28 Hak 2019 


( 2 ) 


Rs. 50 


Rs. 30 


Rs. 100 


l 


Rs. 50 


Failure to wrap securely the used 
sanitary waste like diapers , 
sanitary pads, etc ., in the pouches 
provided by the manufacturers or 
brand owners of these products or 
in a suitable wrapping material 
and to place the same in the bin 
meant for dry waste or non - bio 
degradable waste . 


Rs. 300 


Rs. 200 


Rs. 500 


Rs. 300 


Rs. 300 


Rs. 200 


Rs. 500 


Rs. 300 


Failure to store horticulture waste 
and garden waste generated from 
his premises separately in his own 
premises and dispose of as per the 
directions of the local body from 
time to time. 
Throwing or burning or burying 
the solid waste generated by him , 
on streets , open public spaces 
outside his premises or in the 
drain or water bodies: 

Provided , if solid waste 
collecting agency even if it is 
urban bodies , Association , 
concessionaire , Contractor or 
anyone else burn the collected 
waste 


Rs.5 ,000 


Rs.20 ,000 


Rs. 10 , 000 


(a ) Excess Amount (In trenching Rs. 10 ,000 

ground) . 
(c ) In any other open space , | Rs. 5 . 000 

small Amount in addition to 
( a ) above. 


| Rs. 2 ,500 


Rs. 10 ,000 


Rs. 5,000 


( 5 ) 


| Rs. 750 


Rs. 1500 


Rs. 1000 


Organizing an event or gathering | Rs. 1000 
of more than one hundred persons 
at any unlicensed place without 
intimating the Municipal 
Council/Nagar Panchayat at least 
three working days in advance . 


Rs. 2000 


Rs. 4500 


Rs. 3000 


Rs. 100 


Rs. 225 


Rs. 150 


Failure of such person or the Rs . 3000 
organiser of such event to ensure 
segregation of waste at source and 
handing over of segregated waste 
to waste collector or agency as 
specified by the local body . 
Failure of street vendor to keep Rs. 150 
suitable containers for storage of 
waste generated during the course 
of his activity such as food waste , 
disposable plates , cups, cans, 
wrappers, coconut shells, leftover 
food , vegetables , fruits, etc ., 
and/or failure to deposit such 
waste at waste storage depot or 
container or vehicle as notified by 
the localbody . 


For HTC 27547 , ferich 28 Hace 2019 


54 ( 13) 


Rs. 2000 


Rs. 1000 


Rs. 3000 


Rs. 1500 


Failure of resident welfare and 
market associations to ensure 
segregation of waste at source by 
the generators, facilitate 
collection of segregated waste in 
separate streams and facilitate in 
providing recyclable waste to 
authorized 

collecting 
agency/recyclers 
Failure of gated communities and 
institutions with more than 5 ,000 
sqm . area to ensure segregation of 
waste at source by the 
Generators, to facilitate collection 
of segregated waste in separate 
streams. 


( 9 ) 


Rs. 10 , 000 


Rs. 7 ,000 


Rs. 15,000 


Rs. 10 ,000 


( 10 ) 


Rs. 750 


Rs. 1500 


Rs. 1000 


Failure of hotels and restaurants | Rs. 1000 
to ensure segregation of waste at 
source as prescribed in the Solid 
Waste Management Rules , 2016 , 
to facilitate collection of 
segregated waste in separate 
streams. 
Open Defecation 

Rs. 50 
Urination in Open spaces 

Rs. 20 


(11) 


Rs. 30 
Rs. 10 


Rs. 80 
Rs. 50 


Rs. 50 
Rs. 30 


(12 ) 


FORM 1 
[See Bye - law 5 (2 )] 


(Name of the City------------), MUNICIPAL COUNCIL /NAGAR PANCHAYAT 


Demand Note -cum -Receipt 


No. 


Place......... ....., dated .... ... . 
Shri /Smt./Ku. 

has been , as per Section 5 of the (Name of the City ---- 
Municipal Council /Nagar Panchayat (Solid Waste Management) Bye - laws, 2018 , found guilty . 
Therefore , in furtherance of the Schedule of the said bye- laws, a sum of Rupees 
fine for offence code No. 

has been demanded and received . 


only , as 


Signature of person receiving 


Signature of the 
Offender /Waste Generator 


fine 


Signature and 
Seal of CMO 
(Authority 
imposing Fine) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


